रजिस्ट्री सं . डी . एल . - 33004/ 92 


REGD . No. D . L. - 33004 / 92 


COM 
भारतका राजपत्र 
The Gazette of Fedia 


. 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 


) 


PART IK Section 3 Subicetion 

- प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


HTTA 


5 . 8] 
No . 8] 


मई पिनी, शुक्रवार, जनवरी 8, 1993/पौष 18, 1914 
NEW DELHI, FRIDAY, JANUARY 8 , 1993 /PAUSA 18 , 1914 


ALM 


इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलम के रूप में 


Separate Paging is given to this part in order that it may be filed as a 

yarate completion 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


DESH 


जल - भूतल परिवहन मंत्रालय 


( सड़क पक्ष ) 


अधिसूचना 


नई दिल्ली , 8 जनवरी , 1993 


सा . का . नि . 9( अ )- राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और सड़क पक्ष ( अधीनस्थ तकनीकी कर्म 
चारिवृन्द ) भर्ती नियम , 1977 को , उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया है, जल 
भूतल परिवहन मंत्रालय ( सड़क पक्ष ) में कतिपय अधीनस्थ तकनीकी पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्मलिखित नियम बनाते हैं अर्थात :- - 


1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.- - ( 1 ) इन नियमों का संक्षिप्त नाम सड़क पक्ष ( अधीनस्थ तकनीकी कर्मचारिवृन्द ) भर्ती नियम , 1992 है । 
( 2 ) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे । 
2. लागू होना.- - ये नियम इससे उपाबद्ध अनुसूचो के स्तम्भ 1 में विनिर्दिष्ट पदो को लागू होंगे । 

3. पद- संख्या , वर्गीकरण और वेतनमान.- - उक्त पदो की संख्या उनका वर्गीकरण और उनके वेतनमान वे होंगे , जो अनुसूची के स्तम्भ 2 से स्तम 
4 में विनिर्दिष्ट हैं । 


4. भर्ती की पद्धति , प्रायु-सोमा, अहंताएं प्रादि .--- उक्त पदो पर भर्ती की पद्धति , आयु- सीमा और अन्य ग्रहंताएं और उनमे मंबंधित अन्य बातें वे 
होंगी जो पूर्वोक्त अनुसूची के स्तम्भ 5 से स्तम्भ 14 में विनिर्दिष्ट हैं । 


5. ऐसे विद्यमान . नक्शानवीस श्रेणी " ग जिनके पास स्तम्भ के अधीन उल्लिखित अर्हताएं नहीं हैं , विभागीय अर्हता परीक्षा हित करने के पश्चात् 
ही 1200-~~ 2040 रु . के वेतनमान के लिए पात्र होंगे । उस समय तक जब तक वे उक्त परीक्षा अहित नही कर लेने हैं 975- 25- 115 (-द. रो.-3 ( -1540 
रुपये के विद्यमान वेतनमान में बने रहेंगे और उनके संबंध में प्रोन्नति के लिए विचार भी नहीं किया जाएगा । 


102 GI / 93 - 1 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART II - SEC. 3 (i ) ] 


6. निरर्हता . - वह व्यक्ति , - - 
( क ) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है , विवाह किया है , या 

( ख ) जिमने अपने पति या अपनी पत्नी के जोविन होते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है , 
उक्त पदों पर नियुक्ति का पान नहीं होगा 


परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लाग स्वीय विधि के अधं न 
अनुज्ञेय है , और ऐसा करने के लिए अन्य प्राधार है तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी । 


7. शिथिल करने को शक्ति. - - जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या सगोचान है , वहां उसके लिए जो कारण हैं उन्हें 
लेखबद्ध करके , इन नियमों के किसी उपबन्ध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों को बाबत , प्रादेश द्वारा शिथिल करा सकेगी । 


____ 8. व्यावत्ति. .- इन नियमों ी कोई बात, ऐसे प्रारक्षगों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा 
इस संबंध में समय-समय पर निकले गए आदेशों के अनुभार अनसूचित जातियों, अनसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों 
के लिए उपबन्ध करना अपेक्षित है । 

[ सं . अ . 12018/ 2/ 01-स्था. II ) 

जी . के पिल्ल , संयुक्त सचिव 


अनसूची 


पदा का नाम 


वर्गीकरण 


वेतनमान 


पदों को 
संख्या 


चयन पद 
अथवा 
अचयन पद 


सेवा में जोड़े गए सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों 
वर्षों का फायदा के लिए आयु सीमा 
केन्द्रीय सिविल 
सेवा (पेंशन ) 
नियम , 1972 के 
नियम 30 के 
अधीन अनुज्ञेय 
है या न हों । 


अचयन 


नहीं 


1. प्रधान परियोजना 

संगणक ( कम्प्यूटर ) 


1600- 40- 2300- 
द . रो .- 60- 2660 रु . 


लाग नही होता 


10 * 
( 1992 ) 
* कार्यभार के 

आधार पर 
परिवर्तन 
किया जा 
सकता है 


साधारण केन्द्रीय सेवा 
समूह " ग" , 
अननुचिवीय , 
अराजपवित 


परिवीक्षा को अवधि , यदि कोई हो 


सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए 
शैक्षिक और अन्य अर्हताएं/ अपेक्षित 


सीवे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए 
विहित प्रायु और शैक्षिक अर्हत. एं प्रोन्नत 
व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं 


10 


लागू नहीं होता 


लागू नहीं होता 


लागू नहीं होता 


भर्ती की पद्धति : भर्ती साधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति / स्था - 
नान्तरण द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की 
प्रतिशतता । 


प्रोन्नति/ प्रतिनियुक्ति/ स्थानान्तरण द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे 
प्रोन्नति / प्रतिनियुक्ति /स्थानान्तरण किया जाएगा । 


11 


12 


शत - प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा 


प्रोन्नति : 
ऐसा परियोजना ( कम्प्यूटर ) जिसने उस श्रेणी मे पांच वर्ष नियमित 
सेवा की है । 


[ भाग II - - खंड 3 ( i) 1 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उमको संरचना 


भर्ती करने मे किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श 
किया जाएगा 


13 


14 


लागू नहीं होता । 


-- - -- -- - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - 
समूह " ग " विभागीय प्रोन्नति समिति जिसमें निम्नलिखित होंगे :- -- 
1 . निदेशक / उप सचिव ( प्रशासन ) - - अध्यक्ष 
2. अधीक्षण इंजीनियर ( सड़क / पुल/ यांत्रिक )- - सदस्य 
3. अनुसूचित जाति / अनुसूचित जन जाति का अवर सचिव या इसके 

समतुल्य पंक्ति का अधिकारी- - सदस्य ; 
4 . अल्पसंख्यक समुदाय का अवर सचिव या उसके समतुल्य पंक्ति 

का अधिकारी- - सदस्य ; 
5. अवर भचिव ( प्रशासन ) - - सदस्य । 


5 


1400- 40 -1800- 
द . रो .- 50 - 2300 रु . 


अचयन 


2. परियोजना संगणक 

( कम्प्यू टर ) 


नहीं 


11* साधारण कन्द्रीय सेवा 
( 1992 ) समूह “ग । 
* कार्यभार के अनुसचिवीय, 

आधार पर अराजपत्रित । 
परिवर्तन 
किया जा 
सकता है । 


18 से 25 वर्ष के बीच । 
( केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए 

गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार 
सरकारी सेवकों के लिए शिथिल 
करके 35 वर्ष तक की जा 

सकती है । ) 
टिप्पणी : आयु -सोमा अवधारित करने 

के लिए निर्णायक तारीख भारत 
में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त 
करने के लिए नियत की गई 
अन्तिम तारीख होगी । (न कि वह 
अन्तिम तारीख जो असम, मेघालय , 
अरुणाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर , 
मिजोरम , मणिपुर , नागालैंड , 
त्रिपुरा , सिक्किम , जम्मू -कश्मीर 
राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल 
प्रदेश के लाहौल स्फीति जिने तथा 
चम्बा जिले के पांगी उपखंड, अंड 
मान और निकोबार द्वीप तथा लक्ष 
द्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित 
की गई है ) । 
रोजगार कार्यालयों के माध्यम से की 
जाने वाली भर्ती की दशा में , आय . 
सीमा अवधारित करने के लिए 
निर्णायक तारीख वह अन्तिम तारीख 
होगी जिस तक रोजगार कार्यालयों 
से नाम भेजने के लिए कहा गया है । 


9 


10 


आवश्यक : 
( क ) किसो सरकारी मान्यता प्राप्त संस्था से सिविल 

इंजीनियरिग में डिप्लोमा और तीन वर्ष का अनुभव 


लागू नहीं होता 


सोधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए 

दो वर्ष । 
प्रोन्नत व्यक्तियों के लिए कुछ नहीं । 


या 


( ख ) इंजीनियरी में डिग्री 
* *टिप्पणी : अनुभव संबंधी अर्हता के विवेकानुसार अन . 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


PART II - SEC. 310 ] 


- . - - --- -- - - . -- 


-- - --- -- - - - ---- - .. . - 


. ....... ... .. .. -- - 


- - - -- - - - 


-- - -- -- ---- -- -- --- -- --- - - 


-- - ---- 


- - . . -- -- - -- - - - 


- 


- ---- - - 


- 


. .------ 


सूचित जानियों और अनुसूचित जन जातियों 
के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा 
सकती है ) जव चयन के किसी प्रक्रम पर सक्षम 
प्रादिकारी की यह गय है कि उनके लिए 
आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित 
अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों 
के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना 
नही है । 


12 


M 


( क ) 66- 2 / 3 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा । 
( ख ) 33- 1 / 3 प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा , जिसके न हो मकने पर 

सीधी भर्ती द्वारा । 
( ग ) ( क ) और ( ख ) के न हो सकने पर स्थानांतरण द्वारा । 


प्रोन्नति : 
विभागीय अर्हता परीक्षा उत्तीर्ण करने के अधीन रहते हा ऐमा नक्शानवीस 

श्रेणी- 3, जिमने उम श्रेणी में तीन वर्ष मेवा की है । 
स्थानांतरणः 
ऐसे व्यक्ति जो केन्द्रीय सरकार के अन्य कार्यालयों में समरूप या समतुल्य 

श्रेणी में कार्य कर रहे हैं । 


a 


nAmA4 


40- 244446da - 44 


- 4 .44 . 44444- 


- 04 - and - - - - - - - - 


- - - - - - 


- - - - - Namahua- M 


- - - - ad 


deatured 


13 


11 


4 


- da 


- 


- 4 


लागू नहीं होता 


ममह " ग " विभागीय प्रोन्नति समिति जिसमें निम्नलिखित होंग : --- 
1 . निदेशक / उप निदेशक ( प्रशासन ) -- अध्यक्ष 
2. अधीक्षण इंजीनियर ( सड़क /पुल /यारिक )----सदस्य ; 
३. अनसूचित जाति / अन सूचित जनजाति का अवर सचिव या उसके समतुल्य 

पक्ति का अधिकारी-- - सदस्य ; 
1 अल्पसंख्यक समुदाय का अवर सचिव या उसके समतुल्य पंक्ति का 

अधिकारी -- सदस्य ; 
5 . अवर सचिव ( प्रशासन ) ---सदस्य । 


टिप्पण : पृष्टि से संबंधित विभागीय प्रोन्नति समिति की कायवाहियां , संघ 

लोक सेवा आयोग के अनुमोदनार्थ भेजी जाएंगी । किन्तु यदि , प्रायोग 
उनका अनुमोदन नहीं करता है तो विभागीय प्रोन्नति ममिति की बैठक 
संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या किमी सदस्य की अध्यक्षता में 
फिर से होगी । 


56 


3. नक्शानवीय श्रेणी- 1 


अचयन 


नहीं 


25* साधारण केन्द्रीय मेवा 1600-5C- 2300 
( 1992 ) माह "ग " अननु- द. - 50-2560 रु. 

सचिवीय, अराजपवित्र 
* कार्यभार के 
अाधार पर 
परिवर्तन 
किया जा 
सकता है । 


30 वर्ष से अधिक नहीं 
( केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी 
किए गए अनुदेशों या 
प्रादेशों के अनुमार सरकारी 
सेवकों के लिए शिथिल 
करके 35 वर्ष तक की जा 
सकती है । ) 
टिप्पणी:- -- पार- सामा अवधा 
रित करने के लिए नि 

यिक तारीख भारत में 
अभ्यर्थियों मे अावेदन प्राप्त 


[ भाग II- ~ खंड 3 ( i ) ] 


भारत का राजपत्र - असाधारण 


करने के लिए नियत की 
गई अंतिम तारीख होगी । 
( न कि वह अंतिम तारीख 
जो असम , मेघालय , 
अरूणाचल प्रदेश , मिजोरम , 
मणिपुर , नागालैंड, त्रिपुरा , 
मिक्किम , जम्मू कम्मीर 
राज्य के लद्दाख खंड , 
हिमाचल प्रदेश के लाहौल 
और स्फीति जिले तथा 
चम्बा जिले के पांगी उप 
खंड, अंडमान और निको 
बार द्वीप या लक्षद्वीप के 
अभ्यर्थियों के लिए विहित 
को गई है । 
रोजगार कार्यालयों के माध्यम 
से की जाने वाली भर्ती 
को दशा में , प्राय सीमा 
अवधारित करने के लिए 
निर्णायक तारीख वह अंतिम 
तारीख होगी जिस तक 
रोजगार कार्यालयों से नाम 
भेजने के लिए कहा गया 


10 


लागू नहीं होता 


सोधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए 

दो वर्ष । 
प्रोन्नत व्यक्तियों के लिए "कुछ नही " 


अावश्यक : 
( 1 ) किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय से मैट्रि 

कुलेशन या समतुल्य , 
( 2 ) किसा मान्यता प्राप्त संस्था से मिविल इंजीनियरी में तीन 

वर्ष का डिप्लोमा । 
( 3 ) किसा ख्याति प्राप्त संगठन में नक्शानधीमो में तीन वर्ष 

का अनुभव । 
टिप्पण:- - अनुभव संबधी अर्हता सक्षम प्राधिकारी के विवेकानसार 

अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के 
अभ्यर्थियों की दशा मे तब शिथिल की जा सकती है 
जब चयन के किसी प्रक्रम पर सक्षम प्राधिकारी की 
यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को 
भरने के लिए अपेक्षित अनभव रखने वाले उन सम् . 
दायों के अभ्यर्थिषों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने 
की संभावना नहीं है । 


11 


12 


प्रोन्नति द्वारा, जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा । 


प्रोन्नति : ऐसा नक्शानवीस श्रेण - 2 ( 1400 - 2300 रु . ) जिसने उस श्रेणी 
___ में चार वर्ष नियमित सेवा की है । 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART II --- SEC. 3 ( i) ) 


..... . . 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


13 


14 


समूह " ग " विभागीय प्रोन्नति समिति जिसम निम्नलिखित होंगे:- - 


लागू नहीं होता । 


1. निदेशक / उप सचिव (प्रशासन ) -- अध्यक्ष 
2. अधीक्षण इंजीनियर ( सड़क / पुल/ यांत्रिक ) - - सदस्य 
3. अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति का अवर सचिव या उसके समतुल्य 

पंक्ति का अधिकारी -- सदस्य 
4 . अल्पसंख्यक समुदाय का अवर सचिव या उसके समतुल्य पंक्ति का 

अधिकारी - - सदस्य 


5. अवर सचिव ( प्रशासन )- - सदस्य 


1 


56 


7 


अचयन 


1400- 40- 1800 
द . रो .- 50- 2300 रु . 


नहीं 


4. नक्शानवीस श्रेणी- 2 45 * साधारण केन्द्रीय सेवा 

( 1992 ) समूह " ग " अननु- 
* कार्यभार के सचिवीय अराजपत्रित 
आधाः पर 
परिवर्तन किया 
जा सकता है । 


18 से 25 वर्ष के बीच 
( केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी 
किए गए अनुदेशों या प्रा . 
देशों के अनुसार सरकारी 
सेवकों के लिए शिथिल 
करके 35 वर्ष तक की जा 

सकती है । ) 
टिप्पण:- - प्रायु-सीमा अवधा 
रित करने के लिए नि 
र्णायक तारीख भारत में 
अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त 
करने के लिए नियत की 
गई अंतिम तारीख होगी । 
( न कि वह अंतिम तारीख 
जो असम , मेघालय , अरुणा 
चल प्रदेश , मिजोरम , मणिपुर 
नागालैंड, त्रिपुरा , सिक्किम , 
जम्मू -कश्मीर राज्य के 
लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश 
के लाहौल , और स्पीति 
जिले तथा चम्बा जिले के 
पांगी उपखंड, अंदमान और 
निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप 
के अभ्यर्थियों के लिए 
विहित की गई है । ) । 
रोजगार कार्यालयों के माध्यम 

से की जाने वाली भर्ती की 
दशा में , आयु-सीमा अव 
धारित करने के लिए नि 

र्णायक तारीख वह अंतिम 
तारीख होगी जिस तक 
रोजगार कार्यालयों से नाम 
भेजने के लिए कहा गया 


[भाग II - - खंड 3 (i)] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


10 


लागू नहीं होता । 


सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के 
लिए दो वर्ष । 
प्रोन्नत व्यक्तियों के लिए --- कुछ नहीं । 


आवश्यक : 
( i ) किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड विश्वविद्यालय से मैट्रिकुलेशन या 

समतुल्य । 
( ii ) किसी मान्यता प्राप्त संस्था से नक्शानवीस में दो वर्षीय 

डिप्लोमा / प्रमाण -पत्र । 
( iii ) किसी ख्यातिप्राप्त संगठन में नक्शानवीसी में तीन वर्ष 

का अनुभव । 
टिप्पण:- - अनुभव संबंधी अर्हता सक्षम अधिकारी के विवेकानुसार 

अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के 
अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती है 
जब चयन के किसी प्रक्रम पर सक्षम प्राधिकारी की 
यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को 
भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समु . 
दायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने 
की संभावना नहीं है । 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


12 


प्रोन्नति द्वारा , जिसके न हो सकने पर संधी भर्ती द्वारा । 


प्रोन्नति : 

ऐसा नक्शानवीस श्रेणी 3 ( 1200 - - 2040 रु . ) जिसने उस श्रेणी में पांच 
वर्ष नियमित सेवा की है । 


- 


- 


- 


Hema 


- 


o 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


13 


14 


लागू नहीं होता । 


समूह “ ग ” विभागीय प्रोन्नति समिति जिसमें निम्नलिखित होंगे:- - 
1. निदेशक / उप सचिव ( प्रशासन ) -- अध्यक्ष 
2. अधीक्षण इंजीनियर ( सड़क / पुल /यांत्रिक ) - - सदस्य 
3. अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति का अवर सचिव या उसके समतुल्य 

पंक्ति का अधिकारी - - सदस्य 
4. अल्पसंख्यक समुदाय का अवर सचिव या उसके समतुल्य पंक्ति का 

अधिकारी - - सदस्य 
5. अवर सचिव (प्रशासन ) -- सदस्य 


3 


नहीं 


5. नक्शानवीस 22* ( 1992 ) 
श्रेणी 3 * कार्यभार के 

आधार पर परि- 
वर्तन किया जा 
सकता है । 


साधारण केन्द्रीय गसेवा, 

समूह "ग " अननुसचिवीय 
अराजपत्रित 


1200- 30- 1560- अचयन 
द . रो . -40 
2040 रु . 


18 से 25 वर्ष के बीच । 
( केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी 
किए गए अनुदेशों या आदेशों 
के अनुसार सरकारी सेवकों 
के लिए शिथिल करके 35 
वर्ष तक की जा सकती है ।) 
टिप्पण : आयु-सीमा अवधारित 
करने के लिए निर्णायक तारीख 
भारत में अभ्यर्थियों से आवे 
दन प्राप्त करने के लिए 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 
- --- - - ---- - - - -- - --- - -- - - -- - -- -- - - -- ----- --- - ----- --- - -- - - -- - --- -- - - --- - - - --- -- - - -- - -- - --- - -- -- -- ---- - - 


[ PART [[ --- SEC . 3 ( i) 1 
- -- -- ---- ------ -- -- - ---- --- ----------- - 


नियत की गई अंतिम तारीख 
होगी । ( न कि वह अंतिम 
तारीग्य जो अमम , मेघालय , 
अरुणाचल प्रदेश , मिजोरम , 
मणिपुर , नागालैण्ड , विपुग , 
मिक्किम , जम्मू-कश्मीर राज्य 
के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश 
के लाहौल , और स्पीति जिले 
तया चम्बा जिले के पांगी 
उपखंड , अंदमान और निकोबार 
द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों 
के लिए विहित की गई है ) । 
रोजगार कार्यालयों के माध्यम 
मे की जाने वाली भर्ती की 
दशा में , प्राय-सीमा अवधान्ति 
करने के लिए निर्णायक तारीख 
वह अंतिम तारीख होगी जिम 
नक रोजगार कार्यालयों से 
नाम भेजने के लिए कहा गया 


-- - . -~- ... ----------- - 


-- - - ---- -- -- -- -- - - - - - .. .---- ---- -------- ---- 


8 


9 


___ 10 


लाग नहीं होता 


सोधं भर्ती किए जाने वाले 
व्यक्तियों के लिए दो वर्ष 
प्रोन्नत व्यक्तियों के लिए 
" कुछ नहीं । 


आवश्यक : 
( i ) किमी मान्यता प्राप्त बोर्ड संस्था से मैट्रिकुलेशन या समतुल्य । 
( ii ) किसी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान से नक्शानवीसी में दो वर्षीय 

डिप्लोमा/ प्रमाण-पत्र या समतुल्य । 
वांछनीय : नक्शानवीसी में एक वर्ष का अनुभव । 
टिप्पण : अनुभव संबंधी अर्हता/ अर्हताएं सक्षम प्राधिकारी के विवेकानमार 

अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की 
दशा में तब शिथिल की जा सकती है (हैं ) जब चयन के किसी प्रक्रम 
पर सक्षम प्राधिकारी की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित 
रिकियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन 
सम दायो के अभ्यर्थियो के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की 
संभावना है । 


12 


adm4m 


m 


u 


- . 


. 


. 


95 प्रतिशत मीधी भर्ती हारा , 5 प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा । 


प्रोन्नति : 
विभागीय अर्हता परीक्षा उत्तीर्ण करने के अधीन रहते हुए ऐने 
मुद्रका, जिन्होंने उस श्रेणी में दस वर्ग नियमित सेवा को है । 


ग 


13 


_ 14 
लागू नहीं होता 


समूह "ग " विभागीय प्रोन्नति समिति जिममें निम्नलिखित होंगे : --- 
1. निदेशक / उप सचिव ( प्रशासन )----- 

- अध्यक्ष 
2. अधीक्षण इंजीनियर ( सड़क पुल / यांत्रिक ) 

- सदस्य 
3. अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति का अवर सचिव या 

उसके समतुल्य पंक्ति का अधिकारी 
4. अल्पसंख्यक समुदाय का अवर सचिव या उसके समतुल्य 
पंक्ति का अधिकारी 

- सदस्य 
5 . अवर सचिव (प्रशासन ) 


सदस्य 


भारका राजपन्न : असाधारण 


womed 


- 


- 


- - 


नहीं 


6 फोरोमुद्रक 3* ( 1992 ) साधारण केन्द्रीय सेवा समूह 825- 15- 900- लागू नहीं 

* कार्यभार के आधार. "ग " अननुसचिनीय अराज - द . रो . . . होना 
पर परिवर्तन किया पालित 

1200 
जा सकता है । 


18 से 25 वर्ग के बीद 
( केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी 
किये गए अनुदेशों या आदेशों 
के अनुसार सरकारी मेवकों के 
लिए शिथिल करके 35 वर्ष 
तक की जा सकती है । ) 
टिपण : आम् -सीमा अवधारित 
करने के लिए निर्णायक तारीख 
भारत में अम्पथियों में आवेदन 
प्राप्त करने की तिन की गई 
अंतिम तारीख होगी । न 
कि वह अंतिम तारीख जो 
असम , प्रेमालय , अरूणाचल 
प्रदेश , मिजोरम , मणीपुर 
नागालैण्ड, त्रिपुरा , मिक्किम, 
जम्मू कश्मीर राज्य के लद्दाख 
खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल 

और स्पीति जिले तया चम्बा 
जिले के पांगी उपखंड, अंडमान 
और निकोबार द्वीप या लस द्वीप 
के अभ्यर्थियों के लिए विहित 
की गई गई है । 
रोजगार कार्यालयों के माध्यम 
में की जाने वाली भर्ती की दशा 
में पाय -सीमा अबारित करने 
के लिए निर्णायक तारीख वह 
अंतिम तारीख होगी जिस 
तक रोजगार कार्यालयों से 
नाम भेजने के लिए कहा गया 


8 


सीधे भर्ती किए जाने 
वाले व्यक्तियों के लिए 
दो वर्ष प्रोन्नत व्यक्तियों 
के लिए "कुछ नहीं " । 


आवश्यक : 
मिडिल स्कूल स्तर उतीर्ण किन्तु अधिमानतः मैट्रिकुलेशन या समतुल्य आयु - नहीं 
और फोरो और ऐजो मुद्रण में एक वर्ष का अनुभव 

शैक्षिक अर्हता - हां 
टिप्पण : अनुभव संबंधी अर्हता सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार अन .. 

सूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की 
दशा में तब शिथिल की जा सकती है (है ) जब चयन के 
किसी प्रक्रम पर सक्षम प्राधिकारी यह राय है कि उनके लिए 
आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने 
वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध 
होने की संभावना नहीं है । 


. ... - - - 


11 


12 


. .. 


( क ) 50 प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा । 
( ख ) 50 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा । 
( ग ) मद ( क ) या ( ख ) के न हो सकने पर स्थानान्तरण द्वार । 


प्रोन्नति 
अर्हक परीक्षा उत्तीर्ण करने के अधीन रहते हुए ऐसे समूह " " कर्म 
चारियों में से परन्तु यह तब जब कि वे मीधे भर्ती किए जाने वाले 
व्यक्तियों के लिए विहित अर्हता पूरी करते हैं और जिन्होंने उस श्रेणी 
में कम से कम दस वर्ष नियमित सेवा की है और जिनके पास 
ऐजो और फेरो मुद्रण में एक वर्ष का अनभव है । 
स्थानान्तरण : केन्द्रीय सरकार के अन्य कार्यानों में समरूप या 
समतुल्य श्रेणी में कार्य कर रहे ऐसे गति जिनके पास स्तंभ 8 में 
विनिर्दिष्ट अर्हता है । 


- daunmun 


102 Gl/ 93 - 2 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART II . SEC . 3103 


- 


- 


- 


-- - 


-- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


13 


लाग नहीं होता 


सम ह " ग " विभागीय प्रोन्नति समिति जिसमें निम्नलिखित होंगे : - 
1 . निदेशक उप सचिव (प्रशासन ) 

- अध्यक्ष 
2 . अधीक्षण इंजीनियर ( सड़क पुल / यांत्रिक ) 
3. अन सूचित जाति / अनुसूचित जनजाति का अवर सचिव या 
उसके समतुल्य पंक्ति का अधिकारी 

सदस्य 
4. मल्पसंख्यक समुदाय का अवर सचिव या उसके समतुल्य 

पंक्ति का अधिकारी 
5. अवर सचित्र ( प्रशासन ) 


अचयन 


____ 
3 

4 
7. पुस्तकाल - * साधारण केन्द्रीय सेवा, 1400- 40- 1800- 
याध्यक्ष श्रेणी- 2 ( 1992) समूह ग अननुसचिवीय द . रो . -50- 2300६ . 

* कार्यभार के अराजपत्रित । 
प्राधार पर 
परिवर्तन 
किया जा 
सकता है । 


18-- 28 वर्ष के बीच 
( केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए पर 

अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी 
सेवकों के लिए शिथिल करके 35 वर्ष 
तक की जा सकती है ) 
टिपःण : आयु स . मा अवधारित करने के 
लिए निर्णायक तारीख भारत में 
अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के 
लिए नियत की गई अंनिम तारीख 
होगी । ( न कि वह अंतिम तारीख 
जो असम , मेघालय , अरुणाचल प्रदेश , 
मिजोरम , मणिपुर, नागालैण्ड, त्रिपुरा , 
सिक्किम, जन्म कश्मीर राज्य के लद्दाख 
खंड. हिमाचल प्रदेश के लाहौल और 
पीति जिले तथा धम्बा जिले के पांगी 
उपखंड , अंडमान और निकोबार द्वीप 
या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए 
दिहित की गई है । ) 
रोजगार कार्यालयों के माध्यम मे की जाने 
वाली भर्ती की दशा में आयु सीमा 
अवधारित करने के लिए निर्णायक 
नारीख वह जातिम तारीख होगी जिस 
क रोजगार कार्यालयों से नाम भेजने 
के लिए कहा गया है । 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- -- 


man 


त 


- 


- 


नहीं 


मीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए 
दो वर्ष, प्रोन्नत व्यक्तियों के लिए "कुछ 


पावश्यक : 
किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय में स्नातक और पुस्तकालय 

विज्ञान में डिप्लोमा या उसके समतुल्य और किमी पब्लिक 
कालेज , विश्वविद्यालय या विभागीय पुस्तकालय में दो वर्ष 
का अनभव । 


टिप्पण - ~ अनुभव संबंधी अर्हता/ सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार 

अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों 
की दशा में तब शिथिल की जा सकती है (है ) जब चयन के 
किमी प्रक्रम पर सक्षम प्राधिकारी को यह राय है कि उनके 
लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए उपेक्षित अनुभव 
रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में 
उपलब्ध होने की संभावना नहीं है । 


[ भाग II - - खंड - 3 ( i )] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


tor 


More 
- - 

- - 


.. . 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


me 


- 


makad 


शत प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा , जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा और 

उसके न हो सकने पर स्थानांतरण द्वारा । 


प्रोन्नति : 
ऐसा पुस्तकालयाध्यक्ष श्रेणी- 3 जिसने उस श्रेणी में तीन वर्ष नियमित 

सेवा की है । 
स्थानांतरण : 
ऐसे व्यक्ति जो केन्द्रीय सरकार के अन्य कार्यालयों में समरुप या 
समतुल्य श्रेणी में कार्य कर रहे हैं । 


13 


14 


लागू नहीं होता 


समूह ग विभागीय प्रोन्नति समिति जिममें निम्नलिखित हों :- - 
1. निदेशक / उप सचिव ( प्रशासन ) -- अध्यक्ष । 
2 . अधीक्षण इंजीनियर ( सड़क पुल यांत्रिक ) - - सदस्य 
3. अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति का अवर सचिव या उसके सम . 
__ तुस्य का अधिकारी -- सदस्य । 
4. अल्पसंख्यक समुदाय का अवर सचिव या उसके समतुल्य पंक्ति का अधिकारी 

---- सदस्य । 
5. अवर सचिव (प्रशासन ) -- सदस्य । 


- 


- 


- 


- 


d 


e 


- 


Ma 


s 


oo 


- 


- 


- 


- 


- 


WArundia 


- 


a 


d 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


5 


लागू नहीं होता 


नहीं 


8 . पुस्तकालया. * 1 साधारण केन्द्रीय सेवा, 1350- 30- 1440- 
यक्ष श्रेणी 3 ( 1992 ) समूह ग अननुसचिवीय 40- 1800-६ . रो . . 
* कार्यभार के अराजपत्रित । 

50- 2200 रु . 
आधार पर 
परिवर्तन 
किया जा 
सकता है । 


18 से 25 वर्ष के बीच 
( केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए 

अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी 
सेवकों के लिए शिथिल करके 35 वर्ष 
तक को जा सकती है । ) 
टिप्पण : आयु सीमा अवधारित करने के 
लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्य 
थियों से आवेदन प्राप्त करने के 
लिए नियत की गई अंतिम तारीख 
होगी । ( न कि वह अंतिम तारीख जो 
असम , मेघालय , अरुणाचल प्रदेश , 
मिजोरम , मणिपुर, नागालैण्ड , त्रिपुरा , 
सिक्किम , जम्मू कश्मीर राज्य के 
लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल 
और स्पीति जिले तथा चम्बा जिले के 
पांगी उपखंड, अंडमान और निकोबार 
द्वोप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए 
विहित की गई है ) । रोजगार कार्यालयों 
के माध्यम से की जाने वालो भर्ती की 
दशा में , आयु सीमा अवधारित करने के 
लिएनिर्णायक तारोख वह अंतिम तारीख 
होगी जिस तक रोजगार कार्यालयों 
से नाम भेजने के लिए कहा गया है । 


- 


- 


- 


- 


लागू नहीं होता 


आवश्यक : 
स्नातक और पुस्तकालय विज्ञान में डिग्री या डिप्लोमा । 


सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए 

दो वर्ष । 


12 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


(PART II - - Sec. 3 ( 1) ] 


शत प्रतिशत मीधी भर्ती द्वारा जिसके न हो सकने पर स्थानांतरण द्वार । 


FTFITTO : 
ऐसे व्यक्ति , जो केन्द्रीय सरकार के अन्य कार्यालयों में मनरूप या 
___ समतुल्य श्रेणी में कार्य कर रहे हैं । 


13 


लागू नहीं होता 


TII TER SITT 


MINISTRY OF SURFACE TRANSPORT 

(Roads Wing) 
NOTIFICATION 


New Delhi, the 8th January , 1993 
G .S .R . 9 (E ).----In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in 
supersession of the Roads Wing ( Subordinate Technical Staff ) Recruitment Rules, 1977, except as respects things 
done or omitted to be done before such supersession , the President hereby makes tho following rules regulating 
the method of recruitment to certain Subordinate Technical posts in the Ministry of Surface Transport (Roads Wing), 
namely : 

1. Short title and commencement : - ( 1) These rules may be called the Roads Wing (Subordinate Technical 
• Staff ) Recruitment Rules, 1992 . 

(2 ) They shall come into force on the date of their publication in the OfficialGazette . 


2 . Application :- . These rules shall apply to the posts specified in column 1 of Schedule annexed hereto . 


3 . Nurnber of posts, classification and scale of pay : - The number of the said posts, thicir classification and the 
scales of pay attached thereto , shall be as specified in column 2 to 4 of the said Schedule , 


4 . Method of recruitment, age limit , qualifications, etc :- - The method of recruitinent, age limit, qualifica 
tions and other inatters relating to the said posts shall be as specified in columns 5 to 14 of the Schedule aforesaid . 


5 . Existing Draftsinen Grade C not possessing the qualifications mentioned under the column 8 shall be 
eligible for the pay scale of Rs . 1200 - 2040 /- only after they qualify the departmeatal qualifying test. Till such time 
they qualify the said test, they shall remain in the existing pay scale of Rs. 975 - 25 - 1150 -EB - 39 - 1540 ). and shall also 
not be considered for promotion . 

6 . Disqualification :. Ne pirson , ( a ) who hils entired into ( T contracted ? 1 rri: g : with person 
having a spouso living , or 

(b ) who , having a spouse living , has entered into or contracted a marriage with any person , siall be eligible 
for appointment to any of the said posts : 


Provided that the Central Government may , if satisfied thit such marriage is purmissible under the personal 
law applicable to such person and the other party to themarriage and there are other ground f0 : 30 doing, exempt 
any person froin the operation of this rule , 


7 . Power to relax :.- Where ihe Central Government is opinion that it is necessary or expellent so to do , it 
may , by order and for reasons to be recordalin writing , relax any of the provision of thase rula , with respect to 
any class or calegory of persons . 


8. Savings -- Nothing in these rulss shall affect reservations, relaxation of age iimit agd other concessious 
required to be provided for the candidates belonging to the Schedule i Castes , the Scheduled Tribes, Ex - Servicemen 
and other special categories of persons, in accordance with the orders issued by the Central Government from 
iime to time in this regard . 

IF . No . 12018 /2191- FU 
G K . PILLAI, Jt Sicy 


(917 II- - $ 3 (i)1 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


13 


WWW 
eporter 


R 


SCHEDULE 


cm 


Name of Post. 


No . of Post. 


Classification 


Scal of Pay 


WA 


VERA 


KER 


pde 


1. Head Project- Computer 


10 * ( 1992 ) 
* Subj -ct to variation de 
pendent on workload . 


General Contial Service , Rs. 1600 - 50 - 2300 -EB 
Group C . Non -Ministerial 60- 2660 
Non - Géz iled . 


extra 


Whether selection postor non - selection on Whether benefit ofadded years of Age limit for direct recruit. 
post. 

service is adinissible under rule 30 of 
the CCS (Pension ) Rules, 1972 


WOUL 


D 


WOMAN 


Non -selection 


No. 


Not applicable. 


M 


ANOLOL 


. 


. 


STATUD 


Educatioaland other qualifications required Whether age and educational quali - Parador Protor , if u18 . 
· for direct recruits . 

fications prescribcd for direct 
recruits will apply in case of pro 
motees . 


ACABANDONARENDRA 


MODEL 


Not applicable 


Not applicable . 


Not applicable . 


ODOWE 


OPING 


Method of recruitment whether by In case of recruitment by Ifa DPC exists what is Circumstances in which 
direct recruitinentor by promotion promotion /depu :ation / tran - its campusition . UPSC is to be consulted 
or deputation /transfer and percent- sfor grades from which 

in making recruitment. 
age of vacancies to be filled by promotion /transferläepu 
various methods. 

tation to be inade . 


11 


12 


G 


EORG 


100 % by promotion , 


Not applicable . 


Promotion : 
Project Computer with 5 
years regular service in 
the grade. 


Group C DPC consisting 

of : 
1. Director /Deputy S :ori 

tary (Administratior ) 

- -Chairian . 
2 . Superintendirg Ergirect 

(Roads (Bridges, Mecht 
nic l Member 
3. Under Secretary or its 
equivalent rank officer bciore . 

ing , io SC /ST coinmunity . 
4. Under Secrătaryorits 

equivalent rank ofliccr 
belonging to ininority 

community - Momber. 
5 . Under Secretary (Adminis 

tration ) - Momber. 


14 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


(PART II- Sec. 3 (1) ] 


1L 


4 


- 


2 . Project Computer 


11* (1992 ) 

General Contal Service Rs. 1400 -40 -18CC - EB -5C 
* Subject to variation Group C Non -Ministerial 2: 00 
dependent on workload . Non -Gazi tted . 


5 


Non - selection 


No. 


Between 18 to 25 years ( relaxa ble for Govern 

ment Servants upto 35 years in accord 
ance with the instructions or orders issued 
by the Central Government ). 
Nɔte . -- The cruciai date for determiring the 
age limit shall be the closing date for 
receiptof applications from cardidatcs in 
India (and not the closing date prescribed 
for tiose in Assan , Meghalaya ,Arunachal 
Pradesh , Mizoram , Manipur, Nagalard , 
Tripura , Sikkim , Ladakh , Division of 
Jammu and Kashmir State , La haul ard 
Spiti District and Pangi Sub -Division of 
Chamba District of Himachal Pradesh , 
Andaman and Nicobar Islands or Laksha 
dweep ). In the case of rocruitment made 
through the Employment Exchange , the 
crucial date for determining the age limit 
shall be the last date upto which the 
Employment Exchange is asked to submit 
the names. 


HO 


8 


9 


10 


4 


yos 


Not applicable 


2 years for direct recruits . Nil for 

promoteas. 


Essential : 
(a ) Diploma in Civil Engineering from a 

Govt. recognised Institution with * * 

experience of 3 years, OR 
(b ) Degree in Engineering . 
* * Note . . The qualification regarding experi 

ence is relaxable at the discretion of the 
competent authority in the case of candi 
dates belonging to Schedule Castes/ Sche 
duled Tribe if at any stage of selection 
the competent authority is of the opinion 
that sufficient number of the candidates 
from there communities possessing 
the requisite experience are not likely 
to be available to fill up the vacancies 
reserved for them . 


(41711- 


( 


भारत का राजपत्र : प्रसधारण 


1 S 


1 


12 


13 


14 


Not applicable , 


(a ) 66 - 2/ 3 % by direct. recruitment Promotion : Draftsman Group C DPC consisting 
(b ) 33 - 1/ 3 % by promotion failing Grade III with 3 years ing of : 

which by direct recruitment service in the grade sub - 1. Director Deputy Sec . 
( c) Failing (a ) and (b ) by transfer. ject to passing depart - retary (Administration ) 

mental qualifying test. - -Chairman . 
Transfer : persons working 2 . Superintending Engin 

in similar or equivalent neer (Roads /Bridges; 
grade from other Central Mechanical) ---Member. 
Government Offices. 3. Under Secretary or 

its equivalent rank officer 
belonging to SC / ST com 
munity - Member. 
4 . Under Secretary or its 

equivalent rank officer 
belonging to minority 

community Member 
5. Under Secretary (Adminis 

tration Member . 


ALLA 


nh 


2 


LOOMULA 


MAAN 


3 . Draftsman Grade -I . 


25 * ( 1992 ) 
* Subject to variation de - 

pendent on workload 


General Central Service , Rs. 1600 -50 - 2300 - EB -60 
Group C , Non -Minis - 2660 
terial Non -Gazetted . 


A 


SANA 


Wanneer 


ADOR 


REBEL 


Non - selection 


No . 


Not exceeding 30 years (Relaxable for 

Government servants upto 35 years in 
accordance with instructions or orders 

issued by the Central Government.) 
Note . The crucial date for determining 

the age limit shall be the closing date for 
receipt of applications from candidates 
in India (and not the closing date pres 
cribed for those in Assam , Nagaland , 
Meghalaya, Arunachal Pradesh , Mizoram , 
Manipur, Tripura , Sikkim , Ladakh , 
Division of Jammu and Kashmir State , 
Lahaul and Spiti District and Pangi sub 
division of Chamba District of Himachal 
Pradesh , Andaman and Nicobar Islands 
or Lakshadweep ). In the case of rec 
ruitment made through the Employ 
ment Exchange, the crucial date for 
determining the age limit shall be the 
last date upto which the Employmen 
Exchange is asked to submit the 
names . 


TY2 


4 


P11 


11- dec . 3 (1) ] 


hite 


w 


SANTANA 


10 


2 years for direct recruits : By promotion , failing 
"Nil for promotees which direct recruitment. 


Essential 

Not applicable 
(1) Matriculation or equivalent 

from a recognised 

Board or Univertity ; 
(1 ) 3 year s diplona in Civil Engi 

neering from a recognised insti. 

tution . 
(3 ) 3 year s * * experience in Drafts . 

manship in an organisation of 

repute . 
* * Note . --- The qalification regarding 

experience is relaxable at the 
discretion of the competent au 
thority in the case of candidates 
belonging to the Schedule Caste 
Scheduled Tribe if at any stage of 
selection the competent autho 
rity is of the opinion that suffi 
cient number of candidates from 
tliere communities possessing the 
requisite experience are not like 
ly to be available to fill up the 
Vacancies reserved for them . 


13 


Not applicable . 


Promotion : Draftsman Group C DPC consist 
Grade II (Rs. 1400 -2300 ) ing of : 
with 4 years regular 1. Director/Deputy Secre 
service in the grade . tary (Administration ) 

Chairman 
2 . Superintending Engin 

neer (Roads /Bridges - 
Mechanical)-- Member. 
3. Under Secretary or its 

equivalent rank officer 
belonging to SC /ST com 

munity - - Member. 
4 , Under Secretary or its 

equivalent rank officor 
belonging to minority 
community - Member, 
5. Under Secretary (Ad 
ministration Member . 


[(HT 1I -- 53 (i) ] 


भारत का रजपत्र : असाधारण 


4 . Draftsman Grade- II 


45 * ( 1992 ) 

General Central Service 
* Subject to variaticn de - Group C , Non -Minis- 
dependent on workload . sterial Non -Gazetted 


Rs. 1400 -40 -1800 - EB - 50 
2300 


Non Selection 


No 


Between 18 to 25 years (Relaxable for 
Government servants up to 35 years in 
accordance with the instructions OR 
orders issued by the Central Government. 
Note. -- The crucial date for determi 

the age limit shall be the closing date for 
receipt of applications from candidates 
in India (and not the closing date pres 
cribed for those in Assam Meghalaya , 
Arunachal Pradesh , Mizoram , Manipur, 
Nagaland, Tripura , Sikkim , Ladakh , Di 
vision of Jammu and Kashmir State 
Lahaul and Spiti District and Pangi Sưb. 
division of Chamba District of Himachal 
Pradesh , Andaman & Nicobar Islands or 
Lakshadweep ) . In the case of recruitment 
made through the Employment Ex 
change, the crucial date for determining 
the age . limit shall be the last date 
upto which the Employment Exchange is 
asked to submit the names. 


10 


11 


2 years for direct recruits : By promotion , failing 
‘ Nil for promotees by direct recruitment. 


Essential : 

Not applicable 
(i) Matriculation or equivalent 

from a recognised Board /Uni 

versity . 
( ii) Two years Diploma/Certificate 

in Draftsmanship from a re 

cognised institution . 
( iii ) 3 year s* experience in Drafts 

manship in an organisation of 

repute. 
* Note . - The qualification regarding 

experience is relaxable at 
the discretion of the Competent 
Authority in case of candidates 
belonging to Scheduled Castes / 
Scheduled Tribes, if at any stage 
of selection , the competent au - 
thority is of the opinion that su 
fficient number of candidates . 
from the communities possessing 
the requisite experience are not 
likely to available to fill up the 

vacancies reserved for them . 
102 G1/93 ---3 


18 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART II - Sec . 3 (1) ] 


12 


13 


14 


. 


Group C DPC consisting of 


Not applicable 


Promotion : 
Draftsman Grade- III (Rs. 
1200 -2040 ) with 5 years regular 
service in the grade. 


1 . Director/Deputy Secretary (Administration ) 

-- Chairman 
2 Superintending Engineer (Roads/ 

Bridges/Mechanical) - Member 
3 Under Secretary of its equivalent 

rank officer belonging to Sche 
duled Caste /Scheduled Tribe 

Community - Member 
4 . Under Secretary or its equivalent 

rank officer belonging to mino 

rity community . Member. 
5 . Under Secretary ( Administration ) 

- Member 


5 . Draftsman Grade- III 


Rs. 1200 - 30 -1560 - EB 
40 - 2040 . 


22 * 

General Central 
( 1992 ) 

Service Group C 
* Subject to variation Non -Ministerial, 
dependent on workload . Non -Gazetted . 


NE 


5 


7 


- 


Non - Selection 


No 


Between 18 to 25 years . (Relaxable for Government 

Servants upto 35 years in accordance with the iris 
tructions, or orders issued by the Central Govern 
ment. 


Note : The crucial date for determining the age limit 

shall ba the closing date for receipt of applications 
from candidates in India (and not the closing date 
prescribed for those in Assam , Meghalaya , Aruna 
chal Pradesh , Manipur, Nagaland and Tripura , 
Sikkim , Ladakh Division of Jammu ard Kashmir 
State , Lahaul and Spiti District and Pangi sub -divi 
sion of Chamba district of Himachal Pradesh , 
Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep.) 
In the case of recruitment made through the Employ 
ment Exchange the crucial date for determining the 
age-limit shall be the last date upt to which the 
Enply .nent Exchange is asked to submit the names, 


Veche 


II- 


3 ( i) ) 


भारत का राजपत्र - असाधारण 


19 


OLUN 


8 


10 


2 years for direct 

recruits ; Nil for 
promotees. 


Essential : 

Not applicable 
(i) Matriculation or equivalent from a recognised 

Board/ Institution . 
( ii ) Two years Diploma/ Certificate in Draftsmanship 

from an Industrial Training Institute or equivalent. 
Desirable : 1 year s experience in Draftsmanship . 
Note : The qualifications regarding experience is relaxa ble 

at the discretion of the Competent Authority in 
case of candidates belonging to Scheduled Caste / 
Scheduled Tribes, if at any stage of selection , the 
Competent Authority is of the opinion that sufficient 
number of candidates from these communities 
possessing the requisite experience are not likely to 
b ; available to fill up the vacancies reserved for 
· them . 


NE 


11 


13 


14 


95 % by direct recruit 

mont; . 
5 % by promotion . 


Promotion : 
Ferro - Printers with 10 years 
regular service in the grade , 
subject to their passing 
departmental qualifying test. 


Group C D . P. C . consisting of : Not applicable . 
1 . Director /Deputy Secretary 

( Administration ) ---Chairman 
2 . Superintending Engineer 
(Roads/Bridges/Mechanical) 

- Member 
3 . Under Secretary or its equivalent 

rank officer belonging to SC /ST 
community 

- Member 
4 . Under Secretary or its equiva lent 

rank officer belonging to minority 
community 

- -Member 
5 . Under Secretary (Admiristiation ) 

- Member 


3 


6 . Ferro - Printer 


3 * 

General Cential Serv. ce , 
( 1992 ) 

Group C 
* Subject to varii t on dependent Non -Ministerial, 
on workload . 

Non -Gazetted . 


Rs. 825 -15- SCC- I B 
20 - 1200 . 


6 


Not applicable 


No 


Betwien 18 -25 years. (Rela xé ble upto 15 yaars n 
accordarce with the instructiors or orders issucd by 
the Central Governmert.) 


102GI|93 - 4 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART II — Sec . 3 (1) ] . 


RU 


ANN 


5 


, 


Note : The crucial date for determining the age limit 
shall b ; the closing date for receipt ofapplication from 
candidates in Lidit ( ind not the closing date prescrib 
cd for 132 in Ais17 , M ghalaya , Arunachal Pradesh , 
Mizoram , Manipur, Nagaland, Tripura , Sikkim , 
Ladakh , Division of Jammu and Kashmir State , 
Lahaul : 11 : D ;: ict and Pangi S1 5.Division of 
Chamba District of Himachal Pradesh , Andimin 
and N obar Islands or Lakshadweep ). 11 tua case 
of recrutnant mide through the Employment 
Exchange the crucial date für Jeter .nining the age 
limit shrill bith ; list data upto which : 1 ; £ n oy . 
mant Esinna is asked t sub .nit the names. 


A - VW 


WORLD 


10 


11 


Educational qualification 

Yes . 


Essential : 
Pass in Middle School standard 

but preferably Matriculation 
or equivalent with one years 
experience in Ferro & Azo 
printing . 


2 years for direct 
recruitment ‘Nil 
for promotees. 


(a ) 50 % by promotion . 
( b ) 50 % by direct 

recruitment. 
(c ) failing item (a ) or 
( b ) by transfer. 


AV 


W 


12 


13 


14 


NU 


VAL 


HO 


Promotion : 
From amongst the Group D staff 

provided they fulfil the qualification 
prescribed for direct rt cruitment with 
atleast 10 years regular service in the 
grade and one year experience in AZO 
and Ferro Printing subject to passing 

qualifying test. 
Transfer : Persons working in similar 

or equivalent grade in other Central 
Government Offices who possess quali 
fication specified in column 8. 


Group C consisting of 

Not applicable 
1. Director/ Deputy Secretary 

(Administration ) - Chairman 
2 . Superintending Engineer (Roads/ 

Bridges /Mechanical) - Member 
3 . Under Secretary or its equivalent rank 
officer belonging to SC /ST community . 

- Member 
4 . Under Secretary or its equivalent rank 
officer belonging to minority community . 

---Member 
5. Under Secretary ( Administration ) 

- --Member 


5 . Under 


4 


AN 


7 . Librarian Grade - II 


Rs. 1400 - 40 - 1800 
EB - 50 -2300 . 


1 * 

( 1992) 
* Subject to variation 
dependent on workload . 


General Central Service , 
Group C , 
Non -Ministerial, 
Non -Gazetted . 


Cara II- -15 3 (1) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


NAVN . DOO 


A 


. . . 


NAM DA 

L 


Non - Selection 


No 


. 


Between 18-28 years. (Relaxable upto 35 years in 
case of Government servants in accordance with the 
instructions OR orders issued by the Central 

Government). 
Note : The crucial date for determining the age limit 

shall be the closing date for receipt of applications 
from candidates in India (and not the closing date 
prescribed for those in Assam , Meghalaya , 
Arunachal Pradesh , Mizoram , Manipur, Nagaland , 
Tripura , Sikkim , Ladakh , Division of Jammu and 
Kashmir , State, Lahaul Spiti District and Pangi 
Sub -division of Chamba District of Himachal 
Pradesh , Andaman and Nicobar Islands or 
Lakshadweep ). In the case of recruitment, made 
through the Employment Exchange, the crucial 
date for determining the age -limit shall be the last 
date upto which the Employment Exchange is asked 
to submit the names . 


8 


10 


11 


HEL 


No 


2 years for direct 
recruits Nil for 
promotees. 


Essential : 
Graduation with Diploma in 

Library Science of a recognised 
University or its equivalent ; 
and two years experience in a 
public College ; 
University or Departmental 
Library . 


100 % by promotion , failing 

which by direct recruit 
ment and failing that by 
transfer . 


ww 


- 


12 


13 


14 


Promotion : 

Group C D .P.C . consisting of : Not applicable . 
Librarian Grade- III with 3 years 

1. Director Deputy Secretary 
- regular service in the grade . 

(Administration ) 

- Chairman 
Transfer : 

2 . Superintending Engineer (Roads / 
Persons working in similar or equivalent Bridges /Mechanical) - Member 

grade from other Central Government 3 . Under Secretary or its equivalent rank 
Offices . 

officer belonging to SC /ST community . 

-- Member 
4 . Under Secretary or its equivalent 
rank officer belonging to minjority 
community . 

-- Member 
5 . Under Secretary (Administration ) 

- Member 


22 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


PART II — Sec . 37111 


8 . Librarian Grade - III 


Rs. 1350 - 30 - 1440 -40 
1800 -EB -50 - 2200 . 


( 1992) 
* Subject to variation depen - 
dent on workload . 


General Central Service 
Group C , 
Non -Ministerial. 
Non -Gazetted . 


Wwww 


www 


L 


. 


MALAM 


6 


Not applicable 


No 


Between 18 - 25 years. (Relaxable for Government 

servants upto 35 years in accordance with the 
instructions or orders issued by the Central 

Government). 
Note : The crucial date for determining the age limit 

shall be the closing date for receipt of applications 
from candidates in India ( and not the closing date 
prescribed for those in Assam , Meghalaya , Arunachal 
Pradesh , Mizoram , Manipur , Nagaland , Tripura , 
Sikkim , Ladakh Division of Jammu and Kashmir, 
State , Lahaul and Spiti District and Pangi Sub 
division of Chamba District of Himachal Pradesh , 
Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep ). 
In the case of recruitment made through Employ 
ment Exchange , the crucial date for determining the 
age-limit shall be the last date upto which the 
Employment Exchange is asked to submit the names. 


www. 


NE 


8 


9 


10 


Not applicable 


Essential : 
Graduate with Degree or Diploma 

in Library Science. 


2 years for direct 

recruits. 


100 % by direct recruit 
ment, failing which by 

transfer . 


12 


13 


14 


Not applicable 


Transfer : Persons working in similar or equivalent 

Grade from other Central Government Offices. 


Not applicable . 


Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road , New Delhi-110064 

and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054, 1993 


